सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 782 


8 अश्विन , 1938 ( श० ) 
राँची, शुक्रवार , - 

30 सितम्बर , 2016 ( ई० ) 


विधि (विधान) विभाग 


अधिसूचना 
28 सितम्बर, 2016 


संख्या -एल०जी०- 24/ 2016 -157/ लेज०-- झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम , 
जिस पर राज्यपाल दिनांक 18 सितम्बर, 2016 को अनुमति दे चुकी हैं , इसके द्वारा सर्वसाधारण की 
सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है | 


झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया एवं निष्कासन ) नियंत्रण ,( संशोधन ) अधिनियम, 2016 

( झारखण्ड अधिनियम संख्या -21/ 2016 ) 
भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित होः 
1 . संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारम्भ : 
(i) यह अधिनियम “ झारखण्ड भवन ( पट्टा , किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण, (संशोधन ) 

अधिनियम -2016 कहा जायेगा | 
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा | 
(iii ) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत होगा | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 30 सितम्बर , 2016 


2. झारखण्ड भवन ( पट्टा , किराया एवं निष्कासन ) नियंत्रण अधिनियम , 2011 ( झारखण्ड अधिनियम , 
06 , 2012) के अध्याय-9 की धारा -47 की उपधारा -(1) का संशोधन : 


(i) झारखण्ड भवन ( पट्टा, किराया एवं निष्कासन ) नियंत्रण अधिनियम , 2011 की धारा-47 की 

उपधारा-(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है : 
झारखण्ड मकान (पट्टा, किराया और बेदखली) नियंत्रण अधिनियम , 2000, इसके द्वारा निरसित किया 
जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


दिनेश कुमार सिंह, 
प्रधान सचिव - सह-विधि परामर्शी, 
विधि (विधान ) विभाग, झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 30 सितम्बर, 2016 

विधि (विधान) विभाग 


अधिसूचना 

28 सितम्बर , 2016 
संख्या - एल० जी०-24/ 2016- 158/ लेज० -- झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा 
दिनांक -18 सितम्बर 2016 को अनुमत झारखण्ड भवन ( पट्टा ,किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण, (संशोधन ) 
अधिनियम , 2016 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी 
भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा | 


Jharkhand Building (Lease , Rent and Eviction ) Control (Amendment) Act, 2016 

(Jharkhand Act No . - 21/ 2016 ) 


An Act to amend the Jharkhand Building (Lease , Rent and Eviction ) Control Act, 2011. 
Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the Sixty - seventh year of the 
republic of India, as follows : 
1 . Short title , extent & Commencement - 
(i) This Act may be called the Jharkhand Building (Lease , Rent and Eviction ) Control 

( Amendment) Act, 2016 . 
( ii ) It extends to the whole of the State of Jharkhand. 

( iii) It shall comeinto force at once. 
2 . Amendment in the Provision of Sub - Section ( 1) of Section - 47 , Chapter - 9 of Jharkhand 
Building ( Lease , Rent and Eviction ) Control Act , 2011 (Jharkhand Act , 06 , 2012 ) 
( 1) Provision of Sub - Section ( 1 ) of Section - 47 of Jharkhand Building (Lease , Rent and 

Eviction ) Control Act , 2011 is substituted as follows : 
Jharkhand Building (Lease , Rent and Eviction ) Control Act , 2000 is hereby repealed. 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

दिनेश कुमार सिंह, 
प्रधान सचिव - सह-विधि परामर्शी, 
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची। 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 782 - 50 | 


